: 


g 


R 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

9 चैत्र , 1937 ( श०) 
संख्या 192 राँची , सोमवार 

30 मार्च, 2 0 15 ( ई० ) 


राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 

( भू- अर्जन निदेशालय 


अधिसूचना 
30 मार्च, 2015 


संख्या.. 10ए0 / भू0अ0नि0/नियमावली- 21/ 2015/ 131 / नि .रा. ... भूमि अर्जन , पुनर्वासन और में 
उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( 2013 का 30 ) की धारा - 112 के तहत 
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अधिसूचना संख्या 53 / नि., दिनांक 27 फरवरी, 2015 द्वारा झारखण्ड 
भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यव्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियमावली , 
2015 के प्रारूप पर प्रभावित होने वाले सभी संभावित व्यक्तियों से प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की 


अवधि तक के लिए सुझाव की मांग की गई । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार, 30 मार्च, 2 0 15 


2. प्रारूप नियमावली पर लोक एवं अन्य व्यक्तियों से प्राप्त सुझावों पर झारखण्ड सरकार द्वारा 
विचार किया गया । 


अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यव्यापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 109 की उपधारा ( 1) एवं (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत 
झारखण्ड राज्यपाल द्वारा झारखण्ड भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यव्थापन में उचित प्रतिकर और 
पारदर्शिता का अधिकार नियमावली, 2015 गठित की जाती है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


कमल किशोर सोन , 
सरकार के सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 19 2 --50 । 


